निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1110 ) पटना, शुक्रवार , 27 सितम्बर 2019 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

20 सितम्बर 2019 
सं० 01 / स्था०(विविध) - 37 / 2015 - 7707 / वि० — बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम , 2015 
(बिहार अधिनियम 19, 2015 ) के तहत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 1582 दिनांक 09.02.2017 के 
कंडिका - 3 ( ख ) के आलोक में विभागीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 – 2870 
दिनांक 20.04. 2017 द्वारा नामित श्री शिव शंकर मिश्र , अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार , पटना के स्थान पर श्री पाण्डेय 
संतोष कृष्ण सहाय , अपर सचिव, वित्त विभाग को प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिव शंकर मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1110 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


